निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1936 ( श० ) 
( सं0 पटना 180 ) पटना, वृहस्पतिवार, 15 जनवरी 2015 


सं0 4 / कृषि शिको0 - 42 / 2014 - 121 / कृO 

कृषि विभाग 


संकल्प 

8 जनवरी 2015 
विषय : सामुदायिक रेडियों केन्द्र की स्थापना हेतु स्टीयरिंग कमिटि का गठन । 
कृषि रोड मैप के अनुरूप सभी जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना तथा इसके सतत् 
परिचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए एक स्टीयरिंग कमिटि का गठन निम्न प्रकार से किया 
जाता है : 
विकास आयुक्त 

अध्यक्षा 


प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग 


सदस्य । 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव , स्वास्थ्य विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव , कल्याण विभाग 


सदस्य । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जनवरी 2015 
प्रधान सचिव / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग 


सदस्य । 


प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग 


सदस्य । 


कृषि निदेशक, कृषि विभाग 


सदस्य । 


उद्यान निदेशक, कृषि विभाग 


सदस्य । 


निदेशक , भूमि सरंक्षण, कृषि विभाग 


सदस्य । 


निदेशक , बामेति, कृषि विभाग 


सदस्य / सचिव । 


2. उक्त समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी जो कम से कम 6 माह में एक बार आयोजित की 
जायेगी। 
3. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 180-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


